रजिस्ट्री सं डीएल - 33004/96 


REGD. NO . D . L . - 33004 / 96 


समाचपत 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग - खण्ड 1 
PART - Section 1 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं० 21 ] 
No. 21 ] 


नई दिल्ली, मंगलवार , फरवरी 4 , 1997 / माघ 15 , 1918 
NEW DELHI, TUESDAY , FEBRUARY 4 , 1997/MAGHA 15 , 1918 


मानव संसाधन विकास मंत्रालय 

( संस्कृति विभाग ) 

संकल्प 

नई दिल्ली , 13 जनवरी, 1997 
सं . एफ . 1- 2 / 96- जेड सी . सी . --- नागालैंड सोसायटी पंजीकरण अधिनियम XXI , 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत उत्तर - पूर्व आंचलिक सांस्कृतिक 
केन्द्र, दीमापुर के नियमों व विनियमों की धारा 5 के खंड ( क ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतदद्धारा श्री ओ. एन . श्रीवास्तव , 
जिन्होंने मागालैंड के राज्यपाल के पद को छोड़ दिया है, के स्थान पर, मागालैंड के राज्यपाल के पद पर नियुक्त श्री ओम प्रकाश शर्मा को उत्तर पूर्व आंचलिक 
सांस्कृतिक केन्द्र के अध्यक्ष के रूप में दिनांक 12 नवम्बर , 1996 से नामित करती है । 


अशोक वाजपेयी, संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT 

( Department of Culture ) 

RESOLUTION 

New Delhi, the 13th January , 1997 
No. F . 1- 2/ 96 -ZCC . - In exercise of the powers conferred under Clause (a ) of the Section 5 of the Rules and Regulations 
of the North East Zonc Cultural Centre, Dimapur registered under the Nagaland Societies Registration Act XXI 1860 , 
the Central Government hereby nominates with effect from 12th November , 1996 Shri Om Prakash Sharma who has been 
appointed as Governor of Nagaland , as Chairman of the North East Zone Cultural Centre in place of Shri O . N . Shrivastava 
who has relinquished his office as Governor of Nagaland . 


ASHOK VAJPEYI , Jt Secy . 


287 GI / 97 


Printed by tho Mannger, Govt. of India Prora, Ring Road, Mayapuri, Now Delhi -110064 

and Published by tho Controllar of Publications, Dolhi-110054 — 1997 


